“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


पंजीयन क्रमांक 
“secthentg /St / 09 /203-205.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 49 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2024--- माघ 20, शक 945 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


अधिसूचना 
सं. 43/ 2023-राज्य कर (दर) 


क्रमांक एफ 40--44 / 2023 / वाक / पांच (24).---- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 207 (2047 का 7) 
की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 44 की उप धारा (3), धारा 45 की उप धारा (5) और धारा 448 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में 
आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की 
अधिसूचना सं. 42/2047-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-40-43 / 207 / वाक / पांच(80) दिनांक 28 जून, 2047, जिसे 
छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 20:7 4 प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्‌:- 


इस अधिसूचना में, तालिका में,- 


(3) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 


(() (2) 3 (4) (6) 
3ख अध्याय 99 इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने | शून्य | शून्य"; 
वाली सेवाएं- 

(क) जलापूर्ति; 

(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य; 

(ग) स्वच्छता संरक्षण; 

(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और 

(ड) मलिन बस्ती सुधार और S| 


(2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (क) में, शब्दों “डाक विभाग” के पश्चात्‌, शब्दों और 
olsen” [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)|” को अंतःस्थापित किया जाएगा; 


97 


98 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 


(3) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उप-खंड () में, शब्दों “डाक 
विभाग” के पश्चात्‌“, शब्दों और कोष्ठक” [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)| “ को अंतःस्थापित किया 
जाएगा; 

(4) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों “डाक विभाग” के पश्चात्‌", शब्दों 


और कोष्ठक” [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] “ को अंतःस्थापित किया जाएगा; 


(5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों “डाक विभाग” के पश्चात्‌, 
शब्दों और कोष्ठक” [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] “ को अंतःस्थापित किया जाएगा। 


2. इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर, 2023 से लागू माना जाएगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 /वाक / पांच (20)--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच(24),दिनांक 02-02-2024 का अंग्रेजी 
अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd February 2024 


NOTIFICATION 
No. 3/2023 — State Tax (Rate) 


No. F 0-4/2023/CT/V(2l) .— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of 
section 9, sub-section () of section I, sub-section (5) of section I5 and section l48 of the Chhattisgarh Goods 
and Services Tax Act, 20!7 (7 of 20!7), the State Government, on being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following 
amendment further to amend the notification No. 2/20l7—State Tax (Rate), No. F-l0-43/20!7/CT/V(80), 
Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 20!7, published in the Gazette (Extraordinary) 
of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 20!7, namely:— 


In the said notification, in the Table, - 


(.) after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries 
shall be inserted, namely: - 


d) (2) (3) (4) (5) 


“38 | Chapter 99 Services provided to a Governmental Authority by Nil Nil’; 
way of - 

(a) water supply; 

(b) public health; 

(c) sanitation conservancy; 

(d) solid waste management;and 

(९) slum improvement and upgradation. 


(2.) against serial number 6, in column (3),in item (a), after the words “Department of Posts”, the 
words and brackets “‘and the Ministry of Railways (Indian Railways)” shall be inserted; 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 98 () 


(3.) against serial number 7, in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item(i), after the 
words “Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian 
Railways)” shall be inserted; 


(4.) against serial number 8, in column (3) in the proviso, in item (i), after the words “Department 
of Posts”, the words and _ brackets “and the Ministry of Railways (Indian Railways)” shall be 
inserted; 


(5.) against serial number 9, in column (3), in the first proviso, in item (i), after the words 
“Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian 
Railways)” shall be inserted; 


2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of October, 2023. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


अधिसूचना 
सं. 44 / 2023-राज्य कर (दर) 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच (22)— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2047 (2047 का 7) 
की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के 
आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 43 / 2047-राज्य कर (दर) क्रमांक 
एफ-40-43 /207 / वाक / पांच(84) दिनांक 28 जून, 20:7, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 
तारीख 29 जून, 20:7 4 प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:- 


उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- 


(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उप-खंड (2) में, मद (i) में, “डाक विभाग” शब्दों के बाद, 
“और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) “ शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा; 


(ii) क्रम संख्या sh के समक्ष, कॉलम (2) में, “राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं” शब्दों के बाद, /[ रेल 
मंत्रालय (भारतीय रेल) को Blew)” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा। 


2. इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर, 2023 से लागू माना जाएगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच (22)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच(22),दिनांक 02-02-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, 
राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


98 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 


Atal Nagar, the 2nd February 2024 


NOTIFICATION 
No. 4/2023 — State Tax (Rate) 


No. # 0-4I/2023/CT/V(22).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of 
the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 207 (7 of 207), the State Government, on the recommendations 
of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No.l3/207—State Tax 
(Rate), No. F-l0-43/20!7/CT/V(8), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 207, 
published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 207, namely: — 


In the said notification, in the Table, - 


(i) against serial number 5, in column (2), in item (2), in sub-item (i), after the words 
“Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian 
Railways)” shall be inserted; 


(ii) against serial number 5A, in column (2), after the words “Services supplied by the State 
Government”, the words and brackets “[excluding the Ministry of Railways (Indian 
Railways)]” shall be inserted. 


2: This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of October, 
2023. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


अधिसूचना 
सं. 45/ 2023-राज्य कर (दर) 


क्रमांक एफ 40--44 / 2023 / वाक / पांच (23)— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2047 (2047 का 7) 
की धारा 54 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि 
सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के 
वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 45/2047-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-40-43 /20i7 / वाक /पांच(83) 
दिनांक 28 जून, 207, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2047 में प्रकाशित किया 
गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:- 


उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के लिए “छत्तीसगढ़ माल और सेवा 
कर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट” है शब्द, “एक परिसर, भवन या उसके एक हिस्से 
का निर्माण, जो खरीदार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में 
भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हो हो सकता है, सिवाय इसके कि संपूर्ण 
प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले कब्जे के बाद, 
जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो”, प्रतिस्थापित किया जाएगा। 


2. इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर, 2023 से लागू माना जाएगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 98 (3) 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच (23)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच(23),दिनांक 02-02-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, 
राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd February 2024 


NOTIFICATION 
No. 5/2023 — State Tax (Rate) 


No. F 0-4/2023/CT/V(23) —— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of 
the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 20!7 (7 of 207), the State Government, on being satisfied that it 
is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following 
amendments in the notification No. 5/20l7—State Tax (Rate), No. F-l0-43/207/CT/V(83), Chhattisgarh 
Commercial Tax Department, dated the 28th June, 20l7, published in the Gazette (Extraordinary) of 
Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 207, namely:— 


In the said notification, in opening paragraph, for the words, brackets, letters and figures “specified in 
sub-item (b) of item 5 of Schedule I of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act”, the words, “of 
construction of a complex, building or a part thereof, intended for sale to a buyer, wholly or partly, where the 
amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, as the case 
may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate , where 
required , by the competent authority or after its first occupation , whichever is earlier’, shall be substituted. 


2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of October, 2023. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


अधिसूचना 
सं. 46 / 2023-राज्य कर (दर) 


क्रमांक एफ 40--44 / 2023 / वाक / पांच (24)--- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2047 (2047 का 7) 
की धारा 9 की उप धारा (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के 
आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 47 /2047-राज्य कर (दर) क्रमांक 
एफ-0-43 / 2047 / वाक / पांच(85) दिनांक 28 जून, 20:7, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 
तारीख 29 जून, 207 4 प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:- 


उक्त अधिसूचना में, 
i. खंड (i) 4, शब्दों ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन” के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों “या 
ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा; 


il. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड sia: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: — 


“(_क) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां 
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।”; 


iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌, — 


98 (4) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 


“(घ) “कंपनी” का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2043 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया eI" 
2. इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर, 2023 से लागू माना जाएगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच (24)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच(24),दिनांक 02-02-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, 
राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd February 2024 


NOTIFICATION 
No. 6/2023 — State Tax (Rate) 


No. F 0-4] /2023/CT/V(24).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of 
the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 207 (7 of 207), the State Government, on the recommendations 
of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. !7/20l7—State Tax 
(Rate), No. F-l0-43/20!7/CT/V(85), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 207, 
published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 207, namely: — 


In the said notification, 


(i.) in clause (i), for the words “omnibus or any other motor vehicle”, the words “or any other 
motor vehicle except omnibus”shall be substituted; 


(ii.) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:- 


“(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person 
supplying such service through electronic commerce operator is a company.”; 


(iii.) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely, - 


“(d) “Company” has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the 
Companies Act, 203(/8 of 20]3).”. 


2; This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of October, 
2023. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


अधिसूचना 
सं. 47 /2023-राज्य कर (दर) 


क्रमांक एफ 40--44 / 2023 / वाक / पांच (25)— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2047 (2047 का 7) 
की धारा 9 की उप-धारा (3) और धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य 
सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 
4 /2047-राज्य कर (दर) क्रमांक VH-0-43 / 2047 /वाक / पांच(69) दिनांक 28 जून, 2047, जिसे छत्तीसगढ़ के 
राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 20:7 4 प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्निलिखित 
संशोधन करती है, यथा :- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 98 (5) 


उक्त अधिसूचना में,- 


(क) अनुसूची I में-2.5%,.- 


() क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और 
प्रविष्टियाँ sia: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:- 
() (2) (3) 
"92 703 मोलासेस”“ : 


(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और 
प्रविष्टियाँ sia: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:- 
(6) (2) (3) 
"een | i90: | श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम 
से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और- लेबल किए गए हो; 


(ख) अनुसूची ता में-9%,- 


() क्रम संख्या 43 के समक्ष, कॉलम (3) में, “शीर्ष 4905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे” शब्दों 
और अंकों के स्थान पर, “शीर्ष 4905 के मिश्रण sik Ta हुए आटे से भिन्‍न; श्री अन्न के 
आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री 
अन्न शामिल हो, जो प्रीपेकेज्ड और लेबल-किए गए हो, से ft" प्रति स्थापित की 
जाएंगी। 

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और 
प्रविष्टियाँ sia: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:- 

(8) (2) (3) 
"25h | 2207 40 2 औद्योगिक उपयोग के लिए Rake"; 


(ग) अनुसूची IV 4-74%, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा। 


2. इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर, 2023 से लागू माना जाएगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच (25)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच(25), दिनांक 02--02-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, 
राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd February 2024 


NOTIFICATION 
No. 7/2023 — State Tax (Rate) 


No. F l0-4/2023/CT/V(25).— In exercise of the powers conferred by sub-section (l) of section 9 and 
sub-section (5) of section l5 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 20l7 (7 of 207), the State 
Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the 
notification No. I/20l7-State Tax (Rate), No. F-l0-43/20l7/CT/V(69), Chhattisgarh Commercial Tax 
Department, dated the 28th June, 207, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated 
the 29th June, 207, namely:— 


98 (6) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 


In the said notification, - 
(A) in Schedule I — 2.5%, - 


(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be 
inserted, namely: - 


() (2) (3) 
“ODA. 703 Molasses”; 


(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be 
inserted, namely: - 


d) (2) (3) 
“O6A. | I90] Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% 
millets by weight, pre-packaged and labelled”; 


(B) in Schedule HI - 9%, 


(i) against S. No. l3, in column (3), for the words and figures “of heading 905”, the words 
and figures “of heading 905; food preparation of millet flour, in powder form, 
containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled ” shall be 
substituted; 


(ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be 
inserted, namely: - 


d) (2) (3) 


“25A. | 2207 0 2 Spirits for industrial use”; 


(C) in Schedule IV — 4%, S. No. | and the entries relating thereto shall be omitted. 


2: This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of October, 
2023. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


अधिसूचना 
सं. 48/ 2023-राज्य कर (दर) 


क्रमांक एफ 40--44 / 2023 / वाक / पांच (26)— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2047 (2047 का 7) 
की धारा 44 की उप धारा (४) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए 
कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक 
कर विभाग की अधिसूचना सं. 2,/2047-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-40-43 / 2047 /वाक / पांच70) दिनांक 28 जून, 
2047, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 20:7 4 प्रकाशित किया गया था, में और 
आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः- 


उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम 
संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- 


७) 2) (3) 

”94क 490' श्री अन्न के आटे की खादय तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम 
से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो से 
भिन्न” | 


2. इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर, 2023 से लागू माना जाएगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 98 (7) 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच (26).--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक /पांच(26), दिनांक 02--02-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, 
राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd February 2024 


NOTIFICATION 
No. 8/2023 — State Tax (Rate) 


No. 7 0-4I/2023/CT/V(26) .— In exercise of the powers conferred by sub-section () of section ! of 
the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 20l7 (7 of 207), the State Government, being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following 
further amendments in the notification No. 2/20!7—State Tax (Rate), No. F-0-43/207/CT/V(70), Chhattisgarh 
Commercial Tax Department, dated the 28th June, 20i7, published in the Gazette (Extraordinary) of 
Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 207, namely: — 


In the said notification, in the Schedule, after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following S. No. 
and entries shall be inserted, namely: - 


d) (2) (3) 

“O4A, 90] Food preparation of millet flour, in powder form, containing at 
least 70% millets by weight, other than pre-packaged and 
labelled”. 

2; This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of October, 


2023. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


अधिसूचना 
सं. 49/ 2023-राज्य कर (दर) 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच (27)— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 207 (2047 का 7) 
की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के 
आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 4,/2047-राज्य कर (दर) क्रमांक 
एफ-0-43 / 2047 / वाक / पांच72) दिनांक 28 जून, 2047, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 
तारीख 29 जून, 20:7 4 प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :- 


उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि 
प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌:- 


केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय 
प्राधिकरण |“ 
2. इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर, 2023 से लागू माना जाएगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


98 (8) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच (27)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच(27), दिनांक 02--02-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, 
राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd February 2024 


NOTIFICATION 
No. 9/2023 — State Tax (Rate) 


No. 9 0-4/2023/CT/V(27) — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of 
the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 207 (7 of 207), the State Government, on the recommendations 
of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 4/20!7—State Tax (Rate), 
No. F-0-43/207/CT/V(72), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 207, published 
in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 207, namely:— 

In the said notification, in the Table, against S. No. 6, in column 4, for the entry, the following entry 
may be substituted, namely: - 

“Central Government [excluding Ministry of Railways (Indian Railways)], State Government, Union 

territory or a local authority.” 

2 This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of October, 

2023. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


अधिसूचना 
सं. 20/ 2023-राज्य कर (दर) 


क्रमांक एफ 40--44 / 2023 / वाक / पांच (28) .--छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2047 (2047 का 7) 
की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, 
जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 
5,//2047-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-40-43/2047 /वाक / पांच(73) दिनांक 28 जून, 20:7, जिसे छत्तीसगढ़ के 
राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 20:7 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित 
संशोधन करती है, यथा:- 


उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम 
संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- 


(6) (2) (3) 
“कक 5605 | धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन जरी धागा या सूत 
स्पष्टीकरण: यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म प्लास्टिक फिल्‍म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की 


वापसी के लिए लागू होगी |’; 
2. इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर, 2023 से लागू माना जाएगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 98 (9) 


अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 40-44 / 2023 /वाक / पांच (28) — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 40-44 / 2023 / वाक / पांच(28), दिनांक 02-02-2024 का अंग्रेजी 
अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिम शिखर गुप्ता, सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd February 2024 


NOTIFICATION 
No. 20/2023 — State Tax (Rate) 


No. 7 0-4/2023/CT/V(28) . In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to 
sub-section (3) of section 54 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 20!7 (7 of 207), the State 
Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the 
notification No. 5/207-State Tax (Rate), No. F-l0-43/20l7/CT/V(73), Chhattisgarh Commercial Tax 
Department, dated the 28th June, 207, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated 
the 29th June, 207, namely:— 


In the said notification, in the TABLE, after S. No. 6A and the entries relating thereto, following S.No. 
and the entries shall be inserted, namely:- 


Q) (2) (3) 


“6AA. 5605 Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film /plastic film; 


Explanation: This entry shall apply for refund of input tax credit only on polyester film 
/plastic film”; 


2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of October, 
2023. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


